देश 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्य मैत 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 32 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 6 अगस्त 2021 - श्रावण 15 , शक 1943 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 

अन्य सूचनाएं 
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 

( मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम ) 
मुख्य अभियन्ता ( योजना एवं रूपांकन ) 
ब्लाक नं . 2 शक्ति भवन , रामपुर , जबलपुर ( म.प्र . ) 482008 

अधिसूचना 

जबलपुर , दिनांक 25 जून 2021 
क्र . 04-02 / 195 / यो.रूपां . / 1528. - यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम , 2003 ( संशोधनों , नियमों एवं उप - नियमों 
सहित ) की धारा -67 ( 2 ) एवं धारा 176 ( 2 ) ड . के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी 
लिमिटेड ( डीम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी ) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने , विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से 
राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने , राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों / उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित 
करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की 
स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं . 

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है 
( 1 ) नामः ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट ( के . व्ही . ) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें 

कहलायेंगी . 
( 2 ) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र , लाइनों की लंबाई व अनुमानित 

लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है : 
( 1 ) महत्वपूर्ण विभागीय कार्य 
1. 132 के.व्ही . बीना 220 - मुंगावली लाईन के दूसरे सर्किट को खाली करने के लिए 132 के.व्ही . बीना - खुरई लाईन 

के विस्थापन हेतु 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाईन का निर्माण इस व्यवस्था के साथ किया जाना कि वर्तमान में 


: 


: 


551 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


552 


3 . 


5 . 


132 के.व्ही . बीना 220 - बीओआरएल लाईन के कुछ भाग का उपयोग कर लाईन को 220 के.व्ही . उपकेन्द्र बीना 
से उर्जीक्रत किया जा सके और भविष्य में 132 के.व्ही . बीना - गंजबासोदा लाईन के एक सर्किट को 132 के.व्ही . 

उपकेंद्र खुरई में लिलो किया जा सके , 2x1.7 + 2.4 कि.मी. , अनुमानित लागत -323.43 लाख रु . 
2. 132 के.व्ही . जबलपुर - माढोताल / पनागर ( 220 के.व्ही . ) लाईन के एक परिपथ [ जबलपुर - पनागर 220 के.व्ही . 

सर्किट ] को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र व्ही.एफ.जे. में लिलो करने हेतु 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य , 
लम्बाई 2x16 कि.मी. , अनुमानित लागत -2749.76 लाख रु . 
132 के.व्ही . जबलपुर - माढ़ोताल / पनागर ( 220 के.व्ही . ) लाईन के द्वितीय परिपथ ( जबलपुर - पनागर ( 220 के.व्ही . 
सर्किट ) को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र माढ़ोताल में लिलो करने हेतु 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य , 

लम्बाई 2x0.2 कि.मी. , अनुमानित लागत -28.31 लाख रु . 
4. 132 के.व्ही . डीसीडीएस महलगॉव - मोतीझील पारेषण लाईन को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र जी.आई.एस. फूलबाग , 

ग्वालियर में लीलो करने हेतु मोनो पोल्स पर प्रस्तावित 132 के.व्ही . लाईन जो कि ग्वालियर शहर में ओहदपुर 
रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र ( वन मण्डल ग्वालियर ) से गुजरते हुये झाँसी - ग्वालियर रेल्वे लाईन को पार कर , राधिका मैरिज 
गार्डन के सामने से होकर झाँसी रोड थाना , इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प , बस स्टेण्ड व राधेश्याम एवं आयुष्मान 
अस्पताल के मध्य से होकर , यातायात थाना , डॉ . भीमराव अम्बेडकर पोलीटेक्निक कालेज एवं महिन्द्रा , हुंडई एजेन्सी 
के बीच , शॉपिंग कॉम्पलेक्स के सामने से , भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पम्प एवं ऑटोमोबाइल की दुकानों के समीप , 
साइंस कॉलेज कैम्पस के पास , हरिदर्शन विद्यालय , मैरिज गार्डन के सामने , साइंस कॉलेज की बाउण्ड्री , आर . के . 
फिलिंग स्टेशन के सामने , कलासमूह भवन के पास , माधव नगर द्वारा ए.जी. ऑफिस बिल्डिंग के सामने , रंगमहल 
मैरिज गार्डन , संगम मैरिज गार्डन , इण्डस अस्पताल , प्रेम मोटर्स ( मारूति एजेन्सी ) के सामने , बसंत बिहार में 
सिंधी कन्या विद्या परिसर के किनारे , एल.आई.सी. कार्यालय एवं आवासीय परिसर के सामने , विक्टोरिया मार्केट 
के सामने से होते हुये 33 के.व्ही . उपकेन्द्र फूलबाग के समीप प्रस्तावित 132 के.व्ही . जी . आई . एस . उपकेन्द्र 
( विक्टोरिया मार्केट के पीछे ) पर पहुँचेगी . लम्बाई 2x1.9 + 1.2 कि.मी. , अनुमानित लागत -4912.52 लाख रु . 
132 के.व्ही . डीसीडीएस मोतीझील बामोर लाईन के एक परिपथ को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र मोरार में लिलो करने 

हेतु 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाईन के निर्माण का कार्य , लम्बाई 2x15 कि.मी , अनुमानित लागत –1215.85 लाख रु . 
6. विद्यमान पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं 220 के.व्ही . नागदा उपकेंद्र को वैकल्पिक आपूर्ति स्त्रोत प्रदान करने 

हेतु 220 के.व्ही . नागदा 400 - दालोदा लाईन को 220 के.व्ही . उपकेंद्र नागदा में लिलो हेतु 220 के.व्ही . डीसीडीएस 

लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 2x0.6 + 0.4 कि.मी. , अनुमानित लागत -188.05 लाख रु . 
7. विद्यमान पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं 132 के.व्ही . उपकेंद्र मल्हारगढ़ को वैकल्पिक बिजली आपूर्ति स्त्रोत 

प्रदान करने के लिये 132 के.व्ही . नीमच - मंदसौर लाईन के एक सर्किट को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र मल्हारगढ़ में 
लिलो करने हेतु 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x1 कि.मी. , अनुमानित लागत 

133.46 लाख रु . 
( II ) उपभोक्ता सहभागिता कार्य : 
1. निर्माणधीन बिड़ला नगर - इटावा रेल खण्ड के विद्युतीकरण हेतु रेल्वे विद्युतीकरण लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 

आरटीएस मालनपुर को विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के.व्ही . उपकेंद्र मालनपुर से 132 के.व्ही . 2 फेज 2 वायर ( सिंगल 

सर्किट ) लाईन का निर्माण , 1x8 कि.मी. , अनुमानित लागत -1045.01 लाख रु . 
2. बिरला नगर - इटवा रेल्वे खंड के विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही . उपकेन्द्र भिण्ड से रेल्वे इलेक्ट्रिफिकेशन विभाग द्वारा 

प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र भिण्ड ( जिला - भिण्ड ) को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही . 2 फेस 2 वायर 

( डीसीएसएस ) लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x14 कि.मी. , अनुमानित लागत -902.19 लाख रु . 
3. बालाघाट - कटंगी रेल्वे खण्ड के विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही . उपकेंद्र कटंगी से रेल्वे इलेक्ट्रिफिकेशन विभाग द्वारा 

प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र कटंगी ( जिला - बालाघाट ) को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही . 2 फेस 2 वायर 

( डीसीएसएस ) लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x15.0 कि.मी. , अनुमानित लागत -1047.63 लाख रु . 
4. उदयपुरा - खुजराहो - महोवा रेल्वे खण्ड के विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही . उपकेंद्र बड़ामलेहरा से रेल्वे इलेक्ट्रीफिकेशन 

विभाग द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र ईशानगर ( जिला - छतरपुर ) को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही . 2 फेस 

2 वायर ( डीसीएसएस ) लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x29 कि.मी. , अनुमानित लागत -2294.36 लाख रु . 
5. मथुरा - झांसी रेल्वे खंड के विद्युतीकरण हेतु 220 के.व्ही . उपकेंद्र मुरैना से रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा 

प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र शांक ( जिला - मुरैना ) को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही . 2 फेस 2 वायर 
( डीसीएसएस ) लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x1 कि.मी. , अनुमानित लागत -189.74 लाख रु . 


553 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


भाग 3 ( 1 ) ] 


7 . 


8 . 


9 . 


6. मथुरा - झांसी रेल्वे खंड के विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही . उपकेंद्र डबरा से रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा 

प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र सिमरिया ताल ( जिला - ग्वालियर ) को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही . 2 फेस 2 
वायर ( डीसीएसएस ) लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x12 कि.मी. , अनुमानित लागत -1419.40 लाख रु . 
जल संसाधन विभाग के कुन्डलिया सिंचाई परियोजनाओं ( दाँयी तट नहर ) के ग्राम मून्दी तहसील - जीरापुर , 
जिला - राजगढ़ के पास प्रस्तावित पम्प हाउस को 220 के.व्ही . उपकेन्द्र नलखेड़ा से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही . 
डीसीएसएस नलखेड़ा ( 220 के.व्ही . ) पम्प हाउस , कोठरी ( बाँयी तट नहर ) लाईन के द्वितीय परिपथ एवं तत्पश्चात् 
पम्प हाउस , मून्दी ( दाँयी तट नहर ) तक 132 के.व्ही . डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x16 + 9 कि.मी. 
( द्वितीय परिपथ ) , अनुमानित लागत -1274.68 लाख रु . 
( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
श्री यश गुप्ता पुत्र श्री राजेश गुप्ता के परिसर से 220 के.व्ही . डीसीडीएस इंदौर इंटरकनेक्टर - तृतीय लाईन को 
विस्थापित करने हेतु लोके . क्रमांक 1 से 5 तक का संशोधन / विस्थापन कार्य , 2x1.1 कि.मी. , अनुमानित 
लागत -157.29 लाख रु . 
जल संसाधन विभाग राजगढ़ के कुन्डलिया सिंचाई परियोजना ( बाँयी तट नहर ) के ग्राम कोठरी तहसील कालापीपल , 
जिला शाजापुर के पास प्रस्तावित पम्प हाउस को विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के.व्ही . उपकेन्द्र नलखेड़ा से 132 के.व्ही . 
डी.सी.एस.एस लाईन का निर्माण , 1x10 कि.मी. , अनुमानित लागत -794.7 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
10. जल संसाधन विभाग ( डब्ल्यूआरडी ) जबलपुर की छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रस्तावित निर्माण के 

फलस्वरूप 220 के.व्ही . डीसीडीएस जबलपुर - अमरकंटक लाईन के लोकेशन क्रमांक 176 से लोकेशन नंबर 190 

का संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 2x10 कि.मी. , अनुमानित लागत -1201.07 लाख रु . 
11. जल संसाधन विभाग खरगौन द्वारा खरगौन जिले में रोशिया जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही . 

डीसीडीएस बड़वाहा छैगांव लाईन के लोके . क्रमांक 126 से 135 ( 9 अ ) के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 

2x3.2 कि.मी. , अनुमानित लागत -235.97 लाख रु . 
12. जल संसाधन विभाग खरगौन द्वारा रोशिया जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही . डीसीडीएस 

ओंकारेश्वर - खण्डवा लाईन के लोके . क्रमांक 122 से 134 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 2x3.9 कि . 
मी . , अनुमानित लागत -342.42 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
13. मझगवां फाटक , कटनी के पास लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के 

फलस्वरूप 132 के.व्ही . डीसीएसएस कटनी - आरटीएस मझगवां लाइन का गैन्ट्री 400 के.व्ही . उपकेन्द्र कटनी और 

आरटीएस मझगवां फाटक के मध्य विस्थापन / संशोधन कार्य , लम्बाई 1X1.1 कि.मी. , अनुमानित लागत -168.3 लाख रु . 
14. मझगवां फाटक , कटनी के पास लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के 

फलस्वरूप 132 के.व्ही , डीसीएसएस कटनी - स्लीमनाबाद लाइन का 400 के.व्ही . उपकेन्द्र कटनी से विद्यमान 

लोकेशन क्रमांक 08 तक संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 1X1.3 कि.मी. , अनुमानित लागत -87.98 लाख रु . 
15. मझगवां फाटक , कटनी के पास लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के 

फलस्वरूप 132 के.व्ही . कटनी - कैमोर डीसीडीएस लाइन का 400 के.व्ही . उपकेन्द्र कटनी से विद्यमान लोकेशन 

क्रमांक 06 तक संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 2X1.3 कि.मी. , अनुमानित लागत -122.52 लाख रु . 
16. मझगवां फाटक , कटनी के पास लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के 

फलस्वरूप 132 के.व्ही . डीसीडीएस कटनी ( 400 के.व्ही ) -कटनी ( 132 के.व्ही . ) इंटरकनेक्टर लाइन के 400 के . 
व्ही . उपकेन्द्र से विद्यमान लोकेशन नंबर 27 का संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 1X12 कि.मी , अनुमानित लागत -82.88 लाख 


रु . 


17. ग्राम - अमेथा , तहसील - कैमोर , जिला - कटनी , में मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड के सीमेंट प्लांट को 132 के.व्ही . पर 

चरणबद्ध रूप से 33 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति 132 के व्ही . उपकेंद्र कैमोर से करने के लिए 132 के.व्ही . डीसीएसएस 
लाइन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1X10 कि.मी. , अनुमानित लागत- 898.21 लाख रु . 


554 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


21 . 


18. रेलवे के सुवासरा विद्युत कर्षण उपकेन्द ( आरटीएस ) में 132 के.व्ही . 3 फेज विद्युत आपूर्ति के लिए 132 के.व्ही 

उपकेन्द्र सुवासरा और आरटीएस सुवासरा के बीच विद्यमान 132 के.व्ही . 2 फेज 4 वायर पारेषण लाइन के दोनों 

परिपथ के तृतीय कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग का कार्य , लम्बाई 1x2 कि.मी. , अनुमानित लागत –64.74 लाख रु . 
19. आंध्रप्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड को तहसील सरई , जिला - सिंगरौली के विभिन्न गांवों में आबंटित 

सुलियारी कोल माइन्स के फलस्वरूप 132 के.व्ही . डीसीडीएस डोंगरीताल / अनूपपुर - राजमिलन लाइन के 
विद्यमान लोकेशन क्रमांक एपी -3 प्रस्तावित लोकेशन क्रमांक एपी -4 से एपी -7 से विद्यमान लोकेशन क्रमांक 418 

तक द्वितीय चरण में संशोधन / विस्थापन का कार्य , लम्बाई 2X2.8 कि.मी. , अनुमानित लागत -478.85 लाख रु . 
20. आंध्रप्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड को तहसील सरई , जिला - सिंगरौली के विभिन्न गांवों में आबंटित 

सुलियारी कोल माइन्स के फलस्वरूप 132 के.व्ही . डीसीडीएस डोंगरीताल / अनूपपुर - राजमिलन लाइन के विद्यमान 
लोकेशन क्रमांक 404 से प्रस्तावित लोकेशन नंबर एपी -1 से एपी -3 से एपी -5 ए से विद्यमान लोकेशन क्रमांक 411 
तक प्रथम चरण में संशोधन / विस्थापन का कार्य , लम्बाई 2X2.2 कि.मी. , अनुमानित लागत -334.1 लाख रु . 
132 के.व्ही . उपकेन्द्र मुंगावली से उत्तर मध्य रेलवे झांसी के प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र करौंदा जिला गुना 
को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही . 2 फेस 4 वायर डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 2X28 कि.मी. , 
अनुमानित लागत -2760.39 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
22. मेसर्स माधव मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड , जबलपुर की भूमि से गुजरने वाली 220 के.व्ही . डीसीडीएस . जबलपुर 

नरसिंहपुर लाइन के लोकेशन क्रमांक 07 से लोकेशन क्रमांक 10 तक संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 2X1.10 
कि.मी. , अनुमानित लागत -267.82 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
23. मेसर्स माधव मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड , जबलपुर की भूमि से गुजरने वाली 132 के.व्ही . सिंगल सर्किट 

जबलपुर - नरसिंहपुर लाइन के लोकेशन क्रमांक 09 से लोकेशन क्रमांक 14 तक संशोधन / विस्थापन 
कार्य , 1x1.2 कि.मी. , अनुमानित लागत –102.91 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
24. नर्मदा विकास संभाग -32 बड़वाहा जिला - खरगौन ( एन.व्ही.डी.ए. ) के आई.एस.पी. - कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट 

( फेस -1 ) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना ( माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम ) को विद्युत आपूर्ति से संबद्ध 
विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु विद्यमान 132 के.व्ही . डी.सी.एस.एस. छेगाँव ( 400 के.व्ही . उपकेन्द्र ) -मून्दी लाईन 
के द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य , लम्बाई 1X45 कि.मी. , अनुमानित लागत -943.51 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
25. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 148 के मुंबई - दिल्ली 
अनुभाग 

में एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही . सिंगल सर्किट रतलाम - जावरा सर्किट -2 लाइन 
के लोके . क्र . 73 से 85 मध्य ( लोके . क्र . 79 से 83 के स्थान पर ) विस्थापन / संशोधन कार्य , लम्बाई 1x2.4 कि . 
मी . , अनुमानित लागत -242.15 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
26. एस.एस.पी.आई.यू. श्यामगढ , जिला - मन्दसौर की ग्राम - किलगारी , तहसील - शामगढ़ , जिला - मन्दसौर में प्रस्तावित 

श्यामगढ़ - सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 220 के.व्ही . उपकेन्द्र निपनिया से 54.5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 
220 के.व्ही . डी.सी.एस.एस लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1X16 कि.मी. , अनुमानित लागत -1293.83 लाख रु . 
( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
132 के.व्ही . पीथमपुर इंटरक्नेक्टर लाइन और इसके एक परिपथ को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र एस.ई.जेड . में लिलो 
करने हेतु 132 के.व्ही . लाइन को मेसर्स इपका लेबोरेट्रीज लिमिटेड के एस.ई.जेड . , पीथमपुर , जिला - धार स्थित 
परिसर से विस्थापित करने हेतु लाइन के लोकेशन क्रमांक 22 से 27 तक संशोधन / विस्थापन कार्य , 
लम्बाई 2X1.4 कि.मी. , अनुमानित लागत -220.32 लाख रु . 


27 . 


555 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


28. नर्मदा विकास संभाग -14 ठीकरी , तहसील - ठीकरी , जिला बड़वानी ( एन.व्ही.डी.ए. ) के नागलवाड़ी सूक्ष्म उद्वहन 

योजना ( नागलवाड़ी माइको लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ) के अंतर्गत ग्राम - अजंदी , तहसील - ठीकरी , जिला - बड़वानी 
में प्रस्तावित कुल 7 नग पम्प हाऊसों को 400 के.व्ही . उपकेन्द्र जुलवानिया , जिला - खरगौन से विद्युत आपूर्ति हेतु 
132 के.व्ही . डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1X18 कि.मी. , अनुमानित लागत -1223.76 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
29. मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र के होशंगाबाद वृत्त में मेसर्स आईनाक्स एयर प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 

आक्सीजन प्लान्ट को 132 के.व्ही . विद्युत उपकेन्द्र मोहासा बाबई से 7.7 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति करने हेतु 132 

के.व्ही . डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 1x0.4 कि.मी. , अनुमानित लागत -83.14 लाख रु . 
30. मेसर्स ट्रायडेन्ट बुधनी द्वारा आगामी परियोजना हेतु विद्यमान अनुबंधित विद्युत मांग को 46 एमव्हीए से 95 एमव्हीए 

तक वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप निर्माणाधीन 220 के.व्ही . उपकेन्द्र बुधनी से विद्युत आपूर्ति हेतु मेसर्स ट्राइडेन्ट 
बुधनी के प्लान्ट तक 220 के.व्ही . डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य , लम्बाई 2x2 कि.मी. , अनुमानित 

लागत -294.02 लाख रु . 
31. मेसर्स जेकेसेम ( सेन्ट्रल ) लिमिटेड के द्वारा ग्राम हरदुवाकेन , तहसील अमानगंज , जिला पन्ना में प्रस्तावित ग्रीन 

फील्ड सीमेण्ट प्लान्ट परियोजना को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र पटेरा से अनुबंधित 35 एमव्हीए विद्युत मांग की आपूर्ति 
सें संबंद्ध विद्युत प्रणाली व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु 132 के.व्ही . दमोह 220 - पटेरा डीसीएसएस लाइन के द्वितीय 
परिपथ का एसीएसआर पैन्थर कण्डक्टर के समकक्ष एचटीएलएस कण्डक्टर से निर्माण कार्य , लम्बाई 1X39 कि.मी. , 

अनुमानित लागत -2930.42 लाख रु . 
32. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सतना - पन्ना ब्राडगेज रेलवे लाईन के निर्माण के कारण 220 के.व्ही . सतना - टोंस ( कोटर ) 

डीसीडीएस लाईन के लोके . क्र . 235 से 239 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 2X1.4 कि.मी. , अनुमानित 
लागत -265.79 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
33. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सतना - पन्ना ब्राडगेज रेलवे लाईन के निर्माण के कारण 220 के.व्ही . सतना - छतरपुर 

डीसीएसएस लाईन के लोके . क्र . 8 से 12 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 2X1.8 + 0.5 कि.मी. , अनुमानित 
लागत -472 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
34. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सतना - पन्ना ब्राडगेज रेलवे लाईन के निर्माण के कारण 132 के.व्ही . सतना - सतना 

सीमेट / मझगवां डीसीडीएस लाईन के लोकेशन क्रमांक 17 से 24 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , 2 X2 कि.मी. 

अनुमानित लागत -440.2 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
35. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सतना - पन्ना ब्राडगेज रेलवे लाईन के निर्माण के कारण 132 केव्ही सतना - पन्ना एससी 

लाईन के लोकेशन क्रमांक 68 से 71 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 1X1 कि.मी. , अनुमानित 
लागत -204.77 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
36. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सतना - पन्ना ब्राडगेज रेलवे लाईन के निर्माण के कारण 132 केव्ही सतना - पन्ना एससी 

लाईन के लोकेशन क्रमांक 85 से 90 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , 1X1.7 कि.मी. , अनुमानित 
लागत -274.76 लाख रु . 

( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
37. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सतना - पन्ना ब्राडगेज रेलवे लाईन के निर्माण के कारण 132 केव्ही सतना - मझगवॉ 

डीसीएसएस लाईन के लोकेशन क्रमांक 4 से 7 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य , लम्बाई 1X1.1 कि.मी. , अनुमानित 
लागत -156.6 लाख रु . 


I 


556 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


38 . 


( पूर्व प्रकाशन का संशोधन ) 
132 के.व्ही . उपकेन्द्र चम्बल ( गोविन्दपुरा ) भोपाल से भोपाल मेट्रो के सुभाष नगर डिपो . आरएसएस का विद्युत आपूर्ति 
हेतु अति उच्च दाब पावर केबल का उपयोग कर 132 के.व्ही . डबल - सर्किट अण्डर ग्राउण्ड पारेषण लाईन का 
निर्माण जो कि भोपाल शहर में 132 के.व्ही . उपकेन्द्र चम्बल ( गोविन्दपुरा ) भोपाल से प्रारम्भ होकर , भोपाल - रायसेन 
रोड एन.एच. - 86 , पंजाबी बाग कालोनी , सुभाष नगर कालोनी रोड , एम.पी.ई.बी. केम्पस चम्बल ( भोपाल ) , सुभाष 
नगर कालोनी , एस.बी.आई. शाखा अशोका गार्डन , अशोका पैलेस ( सुभाष नगर ) , शहंशाह गार्डन कालोनी , शालीमार 
स्टलिंग फलेट , अर्जुन नगर , एच.पी. पेट्रोल पम्प , लाला लाजपत राय कालोनी , सेम ( एसएएम ) गर्ल्स कालेज 
अशोका गार्डन न्यू सुभाष नगर , प्रभात चौराहा ( अशोका गार्डन ) , ओल्ड सुभाष नगर कालोनी , पद्मनाम नगर , 
भोपाल - होशंगाबाद रोड , इटारसी - भोपाल रेलवे लाइन , सुभाष नगर फ्लाई ओवर , सुभाष नगर रेलवे फाटक , जिन्सी 
चौराहा - हबीबगंज रोड , स्लाटर हाउस ( जिन्सी चौराहा ) से होकर सुभाष नगर डिपो , आरएसएस तक जायेगी 

0.1 कि . मी . टावर में + 2.30 कि . मी . ( अण्डर ग्राउण्ड ) अनुमानित लागत -4030.37 लाख रु . 
39. भोपाल शहर में एमपीएमआरसीएल द्वारा मेट्रो रेल का निर्माण किये जाने के फलस्वरूप 132 के . व्ही . 

भोपाल - बैरागढ़ टेप लालघाटी सिंगल सर्किट लाईन का लोक . क्रमांक 575 से 581 तक अति उच्च दाब पावर 
केबल का उपयोग कर ग्रांउण्ड पारेषण लाईन का निर्माण कर संशोधन / विस्थापन जो कि भोपाल शहर में नई 
कृषि उपज मण्डी करौन्दा के कैम्पस से , भोपाल ( नादरा बस स्टैण्ड ) -बैरसिया रोड , देवकी नगर गली नं . - 1 ( टावर 
वाली गली ) , जय श्री कोएड स्कूल देवकी नगर , सुदर्शन शिक्षा निकेतन स्कूल देवकी नगर , भोपान - सीहोर ( उज्जैन ) 
रेलवे लाइन , नारियल खेड़ा से होकर जायेगी . कार्य लम्बाई 1.4 कि . मी . ( अण्डर गाउण्ड ) , अनुमानित 

लागत -1309.49 लाख रु . 
40. भोपाल शहर में एमपीएमआरसीएल द्वारा मेट्रो रेल का निर्माण किये जाने के फलस्वरूप 132 के . व्ही . 

भोपाल - लालघाटी सिंगल सर्किट लाईन का लोक . क्रमांक 15 से 18 तक अति उच्च दाब पावर केबल का उपयोग 
कर ग्राउण्ड पारेषण लाईन का निर्माण कर संशोधन / विस्थापन जो कि भोपाल शहर में विश्वकर्मा नगर 
वार्ड नं . - 69 ( एमआईजी फर्स्ट ) , भोपाल - बैरसिया रोड से विश्वकर्मा नगर रोड , नगर निगम पानी की टंकी , नाला , 
आशियाना कालोनी , इको सिटी अस्पताल , भोपाल - बैरसिया रोड ( नादरा बस स्टैण्ड ) , भिवेनी हाईटस ( फ्लैट एवं 
दुकान ) , पीपल चौराहा , हाउसिंग बोर्ड पार्क कालोनी रोड , प्रोमाइस अस्पताल , सात दुकान , फिजा कालोनी , देवकी 
नगर ( सात दुकान के सामने से ) , गली नं . - 6 , हाउसिंग बोर्ड कालोनी ( गैस राहत ) से होकर जायेगी . लम्बाई 

1.3 कि . मी . ( अण्डर ग्राउण्ड ) , अनुमानित लागत -1089.86 लाख रु . 
41. भोपाल शहर में एमपीएमआरसीएल द्वारा मेट्रो रेल का निर्माण किये जाने के फलस्वरूप 132 के . व्ही . चम्बल 

( भोपाल ) आई . टी . पार्क सिंगल सर्किट लाईन का लोके . क्रमांक 246 से 253 तक अति उच्च दाब पावर केबल 
का उपयोग कर ग्रांउण्ड पारेषण लाईन का निर्माण कर संशोधन / विस्थापन जो कि भोपाल शहर में एस.ओ.सी. 
253 भोपाल मेमोरियल अस्पताल भोपाल , यादव डेयरी ( दूध ) ( करौन्द ) , अयोध्या बाई पास रोड ( करौन्द ) , दांगी 
कालोनी , ( करौन्द ) , रिंग गार्डन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित कालोनी ( करौन्द ) , एच.पी. पेट्रोल पम्प , 
( करौन्द ) जनता कालोनी ( करौन्द ) , श्री साई अस्पताल ( करौन्द ) , राजवंश कालोनी ( करौन्द ) , रूप नगर ( करौन्द ) , 
शिवानी होम्स ( करौन्द ) , शान्ती नगर ( करौन्द ) , शिवानी होम्स ( करौन्द ) , कल्यान अस्पताल ( करौन्द ) , राधाकृष्ण 
कालोनी ( करौन्द ) , अमर अस्पताल ( करौन्द ) , अपोलो अस्पताल ( करौन्द ) , इंडियन आयल पेट्रोल पम्प ( करौन्द ) , 
पंचवटी फेस -3 कालोनी ( करौन्द ) , माधवी गौतम हायर सेकण्डरी स्कूल ( करौन्द ) , करौन्द चौराहा , गोया कालोनी , 
शा . सरदार पटेल हायर सेकेण्डरी स्कूल करौन्द , भोपाल - बैरसिया रोड , थाना - निशातपुरा करौन्द , केन्द्रीय कृषि 
अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग बैरसिया रोड , भोपाल गेट नं . - 1 के पास से होकर जायेगी . कार्य लम्बाई 0.6 टावर 

में +1.930 कि.मी. ( अण्डर ग्राउण्ड ) , अनुमानित लागत -1556.27 लाख रु . 
42. मेसर्स जेकेसेम ( सेन्ट्रल ) लिमिटेड के द्वारा ग्राम हरदुवाकेन , तहसील अमानगंज , जिला पन्ना में प्रस्तावित ग्रीन 

फील्ड सीमेण्ट प्लान्ट परियोजना को 132 के.व्ही . उपकेन्द्र पटेरा से अनुबंधित 35 एमव्हीए विद्युत माँग की आपूर्ति 
gkq132 dfghmid lh zi Vsk 1 si Izrkfor 1 hesV ly lV rd Mh h1,1 y lbų dk flekk d kZy fclb Z1x49 f .. , 
अनुमानित लागत -3638.93 लाख रु . 


557 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


( III ) कुल अनुमानित लागत : 

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु . 505.52 करोड़ है . 
( 3 ) टॉवर , खंभे , तार आदि लगाने का अधिकार : 

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड , विद्युत अधिनियम , 2003 
के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी 
प्रयोग करेगी . विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर , खंबे , तार , दीवार 
ब्रेकेट , स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनयम 2003 ( संशोधनों , नियमों एवं उप - नियमों सहित ) एवं उपरोक्त वर्णित 
नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी 
जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 ( 1885 का 13 ) के तहत् भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख - रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में 
स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं . 


( 4 ) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं 
समाचार - पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं . 


एस.के. गायकवाड़ , 
मुख्य अभियंता ( मा.संसा . एवं प्रशा . ) , 

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड , 
( G - 293 ) 

शक्ति भवन , रामपुर , जबलपुर . 

आम सूचना 
सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि फर्म होटल महामाया जो मार्तण्ड काम्पलैक्स , रेल्वे स्टेशन के सामने , सतना , 
मध्यप्रदेश , हुजूर सतना -485001 जिसका पंजीयन क्रमांक -05 / 26 / 01 / 00022 / 06 , दिनांक 20 जुलाई , 2006 है . 
जिसमें फर्म के दो पार्टनर थे . श्री राजीव भसीन पिता स्व . श्री राजकुमार भसीन और श्रीमती निशा भसीन पति श्री रजनीश भसीन 
जिसमें श्रीमती निशा भसीन पति श्री रजनीश भसीन का आकस्मिक निधन दिनांक 24 अप्रैल , 2021 को हो गया है , दिनांक 
24 अप्रैल , 2021 को अलीस भसीन पुत्री श्री रजनीश भसीन और अमीसा भसीन पुत्री श्री रजनीश भसीन , निवासी सूरी विल्डिंग 
सेमरिया चौक , सतना होटल महामाया फर्म में नवीन पार्टनर के रूप में सम्मिलित हो गये हैं . जिसकी नई पार्टनरशिप डीड दिनांक 
24 अप्रैल , 2021 से प्रभावशाली है . आमजन एवं सब को सूचित हो . 


( राजीव भसीन ) 

होटल महामाया , सतना , मध्यप्रदेश . 
( G - 294 ) 

आम सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री राम मैनी कन्ट्रेक्टर कटनी में पूर्व में 2 पार्टनर थे . जिसमें 
" श्रीमती वीना मैनी दिनांक 07 जून , 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गयी है . फर्म का पुनर्गठन किया गया जिसमें दिनांक 
07 जून , 2021 से ( 1 ) श्री बीरेन मैनी वल्द स्व . श्री श्रीराम मैनी , हाउसिंग बोर्ड , कटनी , ( 2 ) श्री शिव शंकर गर्ग , ग्राम कलहरा 
नन्हवारा कालन , तहसील विजयराघवगढ़ , जिला कटनी फर्म में साझेदार हैं . 


Shree Ram Maini 


CONTRACTOR 


Shiv Shankar Biran Maini 


Partner . 


( G - 295 ) 


558 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


आम सूचना 
सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 15 जुलाई , 2021 को फर्म " M / s Bhagya Laxmi Roadlines " 
Ward No. 10 , behind Govt . Hospital Bordar Chakghat , Teshi ] Teonthar , Disst . Rewa ( M.P. ) जिसका पंजीयन 
क्रमांक 05/22/01/0031/18 , दिनांक 01 जून , 2018 में सभी पार्टनरों की सर्वसम्मति से पांच नये पार्टनरों क्रमशः 
Rajkumar Chaurasiya , Neeraj Kumar Chaurasiya , Shrimati Sandhya Chaurasiya , Shrimati Sadhana Chaurasiya 
& Ajay Kumar Mishra को जोड़ा जा रहा है . यदि किसी को फर्म की रचना में परिवर्तन से आपत्ति है तो प्रकाशन दिनांक 
से 15 दिवस के भीतर आकर आपत्ति दर्ज करायें . 

M / s Bhagya Laxmi Roadlines , 
( मनोज कुमार तिवारी ) 

पार्टनर , 
Ward No. 9 , Chakghat , Near Post Office , 

Teonthar , Rewa ( M.P. ) . 
( G - 296 ) 

आम सूचना 
यह कि , मैं , मन्नत इन्टरप्राईजेज में हम तीन पार्टनर उदय पाठक , राकेश चतुर्वेदी एवं अनुराग तिवारी 02 मई , 2018 
से व्यवसाय कर रहे थे . परन्तु 20 जुलाई , 2021 से श्री अनुराग तिवारी इस फर्म से पृथक् हो रहे हैं . किसी भी आम खास को 
या किसी व्यक्ति संस्था को कोई आपत्ति हो तो निम्नलिखित पते पर आपत्ति दर्ज करायें . 


मैसर्स मन्नत इन्टरप्राईजेज , 
( उदय पाठक ) 

पार्टनर , 
नियर ग्रीनफील्ड स्कूल , गली नं . 8 , 
नाका चन्द्रवदनी , ग्वालियर , मध्यप्रदेश . 

मो . 9753203082 


( G - 297 ) 


जाहिर सूचना 


सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म " संजीवनी बायोटेक एंड रिसर्च " , पता 652/2 , 
इंडस्ट्रियल एरिया , रंगवासा रोड , राउ , इन्दौर मध्यप्रदेश पर स्थित हैं . जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0172/17 , 
दिनांक 09 अक्टूबर , 2017 है , जिसमें भागीदार श्री लोकेश पाटीदार , श्री पवन पाटीदार , श्री दशरथ तोमर , श्री चेतन पाटीदार , 
श्री अभिषेक पाटीदार , श्री अनुज पाटीदार एवं श्री विजय पाटीदार थे . 


उक्त फर्म में पार्टनर श्री विजय पाटीदार की दिनांक 15 अप्रैल , 2021 को मृत्यु हो गई है . सभी पार्टनर की सहमति 
से श्री विजय पाटीदार के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती राधा पाटीदार को दिनांक 16 अप्रैल , 2021 से नये भागीदार के रूप 
में सम्मिलित किया गया है . सो विदित होवे . आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो . 


Sanjeevani Bio - Tech & Research , 

( पवन पाटीदार ) 

भागीदार , 
Off .: 12 , Amar Complex , 
A.B. Road , Rau , Indore - 453331 . 


( G - 298 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


559 


नाम परिवर्तन 


मैं , विशाल जोशी ( VISHAL JOSHI ) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय , अर्द्धशासकीय , शैक्षणिक प्रपत्र 
जैसे पहचान पत्र , आधार कार्ड , पैन कार्ड , अंकसूचियों एवं समस्त प्रमाण पत्र में शुभम जोशी अंकित है . आज दिनांक 30 जुलाई 
2021 को अपना नाम बदलकर विशाल जोशी कर लिया है , अतः मेरे शासकीय , अर्द्धशासकीय , शैक्षणिक प्रपत्र जैसे पहचान 
पत्र आधर कार्ड , पैन कार्ड , अंकसूचियों इत्यादि में शुभम जोशी के स्थान पर विशाल जोशी पुत्र श्री ब्रजेश जोशी अंकित किया 
जाये एवं भविष्य में भी मुझे विशाल जोशी पुत्र श्री ब्रजेश जोशी के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये . सर्वजन एवं आमजन 


सूचित हों . 


नया नाम 


पुराना नाम 
( शुभम जोशी ) 


( विशाल जोशी ) 
निवासी मकान नं . 11-12 , दूरसंचार नगर , 

जोशी सदन , ई / 8 , अरेरा कॉलोनी , 
तहसील हुजूर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश . 

पिन -462039 . 


( G - 299 ) 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स हर्ष इन्टरप्राईजेज जो राजा की मण्डी ग्वालियर में स्थित है , जिसका 
पंजीयन क . 180 एवं दिनांक 5 अप्रैल 1999 है इसमें दिनांक 12 मई 2021 को भागीदार श्री सुरेश गौड़ पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद 
गौड की मृत्यु हो जाने से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं दिनांक 12 मई 2021 को श्रीमती प्रतिक्षा गौड़ पत्नि श्री हर्षवर्धन गौडत्र , 
निवासी राजा की मण्डी , किला गेट ग्वालियर एवं महेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतरसिंह , निवासी ठाकुर मोहल्ला , गोसपुरा नं . 01 , चार 
शहर का नाका , हजीरा फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 


मैसर्स हर्ष इन्टरप्राईजेज 
सुधा गौड़ ( भागीदार ) 
राजा की मण्डी , 
ग्वालियर . 


( G - 300 ) 


आम सूचना 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ग्लोबल डेवलपर्स जो 34 कॉस्मोवैली , सिरोलरोड , मुरार ग्वालियर है 
जिसका पंजीयन क्र . 02-42-01--0192-19 , दिनांक 11 अक्टूबर 2019 है जिसमें दिनांक 12 दिसम्बर 2019 को भागीदार 

कृष्ण गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व . श्री हजारी लाल अग्रवाल , निवासी . - 04 , गीता कॉलोनी , हॉस्पिटल रोड , ग्वालियर और 
2. श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व . श्री रामजी दास अग्रवाल , निवासी . - दाल बाजार , लश्कर , ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार 
के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं , आम एवं सर्वजन सूचित हो . 


1. श्री 


मेसर्स ग्लोबल डेवलपर्स 
अरविंद कुमार अग्रवाल ( भागीदार ) 

34 कॉस्मोवैली , सिरोलरोड , 
मुरार ग्वालियर , मध्यप्रदेश . 


( G - 301 ) 


560 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


जाहिर सूचना 


सूचित किया जाता है कि मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के भागेदारी के रूप में क्रमांक -2 में अभिलाषा पाण्डे जिनकी मृत्यु हो 
चुकी है . दिनांक 01-04-2021 को भागीदार क्रमांक -2 के रूप में जो कि पार्टनर थी . उनको अलग करके नये भागीदार 
क्रमांक -2 के रूप में 27-07-2021 को शिवांष पाण्डे को जोड़ा जाता है . निवासी ग्राम पंचायत सुरखी , तह . सागर , म.प्र . 


मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन , 
( अरूण कुमार पाण्डेय ) 

पिता - विजय प्रकाश पाण्डेय , 
निवासी - ग्राम रायखेड़ा , तह . देवरी , 

जिला - सागर , ( म . प्र . ) 


( G - 302 ) 


NOTICE 


U / s . 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT , 1932 


Notice is hereby given that the firms “ M / s . NAVEEN KUMAR DUBEY ” of Bhopal vide Registration 
No. 01/01/01/00198/08 , 2007-2008 on date 29/01/2008 undergone through the following changes : 


That due to sad dismissal of Shri Naveen Kumar Dubey on 10/05/2021 it has now agreed between the 
partners here that Shri Satyam Dubey S / o Late Shri Naveen Kumar Dubey & Shri Shivam Dubey S / o Late Shri 
Naveen Kumar Dubey are admitted as new incoming partners to the said partnership firm w.e.f. 10/05/2021 
and all the existing partners agreed on the changes done in the contitution of the firm and further that Shri Keshav 
Kumar Mishra S / o Shri Ram Kishan Mishra has desired to retire from the partnership firm w.e.f. 01/06/2021 . 


M / s . Naveen Kumar Dubey , 
( Manorama Dubey ) 

Partner , 
E - 2 / 117 , Arera Colony Bhopal . 


( G - 303 ) 


आम सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म मैसर्स श्री श्याम स्टोन क्रेशर जिसका पंजीयन क्रमांक 02 / 42 / 
01/0123/20 , दिनांक 02.09.2020 है , जिसमें दिनांक 30.06.2021 को भागीदार सचिन सिहं चौहान पुत्र स्व . श्री जय सिहं 
चौहान , निवासी- डी -1 , इन्द्र नगर , तानसेन रोड , हजीरा , ग्वालियर ( म.प्र . ) फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो रहे है . आमजन एवं 
सर्वजन सूचित हों . 


मैसर्स श्री श्याम स्टोन क्रेशर , 

( प्रज्ञा शम ) 

भागीदार , 
पता- C / . प्रेमलता शर्मा , हाऊस नं . 03 , 
गालव नगर , बहोड़ापुर , ग्वालियर ( म.प्र . ) . 


( G - 304 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


561 


आम सूचना 
पार्टनरशिप फर्म – बालाजी ए.पी. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स की रचना में परिवर्तन हेतु 

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट , 1932 की धारा 63 ( 1 ) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि हमारी उक्त फर्म जिसका 
पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00491/13 , दिनांक 20/02/2013 एवं पता -173 , ए - सेक्टर , इंद्रपुरी , बीएचएल , भोपाल है , 
में से निम्न साझेदार निकल रहे हैं : 1. श्री चंद्र मोहन यादव , 2. श्रीमती उपमा चंदेल . इस प्रकार श्रीमती रेनू पांडे आत्मजा 
श्री शैलेंद्र 

कुमार 

पांडे , निवासी ग्वालियर को नए साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है . श्री मनोज सिंह चौहान , श्री 
सुरेश चंदानी एवं श्रीमती इंदु बिसेन फर्म में यथावत रहेंगे . अतः सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि , उक्त वर्णित 
पार्टनरशिप फर्म की संरचना में परिवर्तन के संबंध में , किसी भी व्यक्ति , संस्था , बैंक , सोसाइटी , मध्यप्रदेश शासन , शासकीय , 
अर्द्धशासकीय , निकाय आदि किसी को भी , किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है , तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर , 
मय दस्तावेज , प्रमाण के साथ , फर्म के पते पर आपत्ति प्रस्तुत करें . समय अवधि उपरांत , प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी , 
एवं फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी . दिनांक 6 जुलाई 2021 , भोपाल . 


मेसर्स बालाजी ए.पी. इन्फ्रास्ट्रकचर्स एंड डेवलपर्स , 

( द्वारा अधिकृत पार्टनर एवं हस्ताक्षरकर्ता ) 
( G - 305 ) 

आम सूचना 
पार्टनरशिप फर्म - ए.पी . इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स की रचना में परिवर्तन हेतु 
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट , 1932 की धारा 63 ( 1 ) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि हमारी उक्त फर्म जिसका 
पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00555/14 , दिनांक 25/03/2014 एवं पता -173 , ए - सेक्टर , इंद्रपुरी , बीएचएल , भोपाल है , 
में से निम्न साझेदार निकल रहे हैं : 1. श्रीमती अंबिका बिसेन , 2. श्रीमती विभा कवर , 3. श्रीमती स्नेहलता , 4. श्रीमती दीप्ति 
शर्मा , 5. श्रीमती पी रजनी कुमारी , 6. श्रीमती वंदना वोहरा , 7. श्रीमती उपमा चन्देल , 8. श्री राहुल चौहान , 9. श्रीमती कल्पना 
जैन . इस प्रकार साझेदार श्री मनोज सिंह चौहान एवं श्री सुरेश चंदानी फर्म में यथावत रहेंगे . अतः सर्वसाधारण को यह सूचित 
किया जाता है कि , उक्त वर्णित पार्टनरशिप फर्म की संरचना में परिवर्तन के संबंध में , किसी भी व्यक्ति , संस्था , बैंक , सोसाइटी , 
मध्यप्रदेश शासन , शासकीय , अर्द्धशासकीय , निकाय आदि किसी को भी , किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है , तो सूचना 
प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर , मय दस्तावेजी , प्रमाण के साथ , फर्म के पते पर आपत्ति प्रस्तुत करें . समय अवधि उपरांत , प्राप्त 
आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी एवं फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी . दिनांक 16 मई 2021 , भोपाल . 


मेसर्स ए.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स , 
( द्वारा अधिकृत पार्टनर एवं हस्ताक्षरकर्ता ) 


( G - 306 ) 


नाम परिवर्तन 


मैं , प्रभा पासी पति श्री भगवान दीन पासी , उम्र 52 वर्ष , निवासी - क्वाटर नं . ओ.डी. 03 , नयागांव टेस्टिग कालोनी , 
म.प्र.वि.मं. रामपुर , जबलपुर की निवासी हूँ . मेरे पति श्री भगवान दीन पासी , लाइन सहायक के पद पर 220 के.व्ही . उपकेन्द्र , 
नयागांव , 

जबलपुर में पदस्थ है . मेरे पति के शासकीय अभिलेख में मेरा नाम श्रीमति विष्णु बाई पासी पति श्री भगवान दीन 
पासी दर्ज है . मेरे वोटर कार्ड , पेन कार्ड , आधार कार्ड एवं बच्चों की अंकसूची में मेरा नाम श्रीमति प्रभा पासी पति श्री भगवान 
दीन पासी दर्ज है . अतः मेरा नाम श्रीमति प्रभा पासी पति श्री भगवान दीन पासी के नाम से जाना जाये एवं मेरे पति के शासकीय 
अभिलेख में मेरा नाम प्रभा पासी पति श्री भगवान दीन पासी दर्ज किया जाये . 


नया नाम 


पुराना नाम 

( विष्णु बाई पासी ) 
( G307 ) 


( प्रभा पासी ) 


562 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण सूचित हो कि मेरे विवाह दिनांक 18 मई , 1990 के पूर्व का नाम कुमारी रेडडी पुत्री श्री बालाईय रेडडी है , 
जोकि मेरी शैक्षणिक अंकसूची , पेनकार्ड , एलआईसी पालिसी में दर्ज है . सामाजिक व पारिवारिक रीतिरिवाज के 

अनुसार 

मेरे 
विवाह के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर श्यामला राव हुआ तत्समय उपरांत से ही मैं श्यामला राव पत्नी श्री कोटेश्वर राव 
के परिवर्तन नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ . 


पुराना नाम 
( कुमारी रेड्डी ) 
पुत्री - श्री बालाईह रेड्डी 


नया नाम 
( श्यामला राव 
पत्नी - श्री कोटेश्वर राव , 
निवासी -316 , पंचवटी कालोनी , 

एयरपोर्ट रोड , भोपाल . 


( G -308 ) 


CHANGE OF NAME 


1 , Jiya Singh hereby declare that , I have changed my name as Jiya Jay Singh d / o Jay Karan Singh . So from 
now and in future and educational marksheet , Adhar card , Pan card , Bank Passbook and all relevent document , 
I will be known by me new name . 


Old Name 
( JIYA SINGH ) 
d / o Jay Karan Singh 


New Name 
( JIYA JAY SINGH ) 

d / o Jay Karan Singh 
A - 2 / 01 , shivani complex , vidhya vihar 
Hoshagabad Road opposite Barkatullah 

University , Tehsil Huzur , Bhopal . 


( G - 309 ) 


CHANGE OF NAME 


I , MOHAMMAD KHADIM HUSSAIN S / O ABDUL JALIL , Aged 53 years , Residing at F - 102 , Nahid 
Tower , Noor Mahal , Bhopal , have corrected the Spelling of my name from ( MOHAMED KHADIM HUSSAIN ) 
to ( MOHAMMAD KHADIM HUSSAIN ) vide affidavit dated ( 03.07.2021 ) at Bhopal , M.P. 


Wrong Spelling 
( MOHAMED KHADIM HUSSAIN ) 


Correct Spelling 
( MOHAMMAD KHADIM HUSSAIN ) 


( G -310 ) 

विविध 

न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बड़ामलहरा , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश 

बड़ामलहरा , दिनांक 27 जुलाई , 2021 
प्र.क्र . - 0001 - ब - 113-2020-21.- आवेदक शीलचन्द्र जैन नेता पिता नन्हेलाल जैन , निवासी भगवां , जिला छतरपुर , 
मध्यप्रदेश के द्वारा एक आवेदन - पत्र धारा 04 मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट द्वारा श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन परमार्थ ट्रस्ट पार्श्वगिरी जी भगवां , 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021 


563 


: 


पोस्ट भगवां , तहसील घुवारा , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश का न्यास पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र दिया गया है . लोक न्यास की उत्पत्ति का 
विवरण निम्नानुसार है 
ग्राम भगवां के 400 वर्ष पुराने दिगम्बर जैन मंदिर के विकास हेतु दिगम्बर जैन संत श्री 108 आचार्य श्री देवनन्दी जी महराज 

की प्रेरणा से तथा दिगम्बर जैन धर्म के महत्व से उत्पन्न मंदिर में निम्न सम्पत्ति सम्मिलित है , प्राचीन जैन मंदिर , 
09 मूर्ति , एक पाषाण एवं 8 धातु मूर्ति , 4 यंत्र , 5 छत्र एवं 10 सिंहासन , नवीन जिनालय , 11 मूर्ति , 6 पाषाण एवं 5 
धातु मूर्ति , 3 यंत्र , 5 छत्र , 1 कलश , झारी 1 , मानस्तम्भ 4 मूर्ति एवं 1 कलश , 6 ग 6 के 48 छोटे मंदिर , मूर्ति पाषाण 
21 , चरण पाषाण 51 , 02 किलो चॉदी के बर्तन , पीतल , तांबा एवं अन्य धातु के 10 किलो वजन के बर्तन , मंदिर परिसर 
में 12 ग 12 के दो कमरे , 60 ग 25 फुट की धर्मशाला एवं 5 एकड़ भूखण्ड उक्त भूमि बाउन्ड्रीवाल से घिरा है . जिसमें 
पर्यावरण की दृष्टि से लगभग 500 पेड़ समय - समय पर संस्था द्वारा लगाये गये . सागौन , नीम , आंवला , अशोक , अनार 
के पेड़ लगे हैं . उक्त भूखण्ड पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं . पेड़ों के संरक्षण हेतु एक नलकूप , दो पानी की टंकी 
का निर्माण है . यह सम्पत्ति परमार्थ ट्रस्ट भगवां की है . जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है . वह स्थान जहां 
लोक न्यास का प्रधान कार्यालय या कारोवार का प्रधान स्थान स्थित है . 


विकास कुमार आनन्द , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) . 


( G - 311 ) 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्रदश 


सत्य मेय 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 32 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 6 अगस्त 2021 - श्रावण 15 , शक 1943 


भाग 3 ( 2 ) 


सांख्यिकीय सूचनाएं 


( कुछ नहीं ) 


259 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 


